. 


..... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 आषाढ़, 1938 ( श० ) 


संख्या- 479 


राँची, शुक्रवार , 


7 जुलाई, 2017 ( ई०) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
6 जुलाई , 2017 


संख्या - परि०वि० (ससु०) - 144/ 2015- 932 -- माननीय सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा गठित 
Supreme Court Committee on Road Safety द्वारा दिए गए निदेश तथा मोटरयान अधिनियम , 1988 
की धारा 215 के प्रावधानों के तहत राज्य में अधिसूचना संख्या - 1435 , दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 
द्वारा उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति तथा अधिसूचना संख्या - 1589 , दिनांक 
15 दिसम्बर , 2016 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् 
का गठन किया गया है | 


सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं सड़क सुरक्षा मुद्दे से निपटने के लिए सम्यक दृष्टिकोण 
की आवश्यकता के मद्देनजर सड़क सुरक्षा से सम्बंधित सभी हितधारकों को इस सम्बन्ध में लक्षित 
उद्देश्य को प्राप्त किया जाना शामिल है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 7 जुलाई , 2017 
उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं Supreme Court Committee on Road Safety के पत्रांक - 
05/2014/ CoRS ( Vol -6) दिनांक 8 जून , 2017 में दिए गए निदेश के आलोक में अधिसूचना संख्या - 1589 , 
दिनांक 15 दिसम्बर , 2016 तथा अधिसूचना संख्या - 1435 , दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 में आंशिक 
संशोधन करते हुए पूर्व नामित पदाधिकारियों के अतिरिक्त निम्न पदाधिकारियों को भी सदस्य के 
रूप में नामित किया जाता है : - 


1. क्षेत्रीय पदाधिकारी , NHAI , राँची 

- सदस्य , राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, झारखंड 
2. परियोजना पदाधिकारी / संबंधित पदाधिकारी, NHAI - सदस्य, राज्य सड़क सुरक्षा समिति 


अधिसूचना संख्या-1589, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के 
उल्लेखित कृत्य एवं अधिसूचना संख्या -1435, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 में जिला सड़क सुरक्षा 
समिति के उल्लेखित कृत्य के अनुसार उपरोक्त नामित पदाधिकारी अपने कृत्यों का अनुपालन 
सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के . के . खंडेलवाल , 
सरकार के प्रधान सचिव , 

परिवहन विभाग | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 479-- 50 


